पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 1 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 जनवरी 2024--पौष 15, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 
सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18 जुलाई 2023 


क्रमांक ई 1-14/2022/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (1993) 
की सेवा 30 वर्ष पूर्ण होने के फलस्वरूप, उपलब्ध रिक्त पद पर छानबीन समिति (Screening Committee) की बैठक दिनांक 25-01-2023 
में की गई अनुशंसा अनुसार, सेवा के अपेक्स वेतनमान (Apex Scale) Pay Matrix Level-17 में दिनांक 01-01-2023 से भारतीय 
प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 के नियम-8 के Ted प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान करता है. 


2. भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्‍ली के पत्र HH. 11030/24/2022-AIS-Il, दिनांक 23-12-2022 द्वारा मुख्य 
सचिव वेतनमान में पदोन्नति हेतु 01 रिक्ति का निर्धारण किया गया है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलवप्रीत सिंह, सचिव. 


1 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


2 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024 [ भाग 1 


नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 8435/7199/2023/18.--छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन्‌ 1961) की धारा 41 (ख) में प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री ऋषि कुमार शर्मा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्‌ कवर्धा द्वारा अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्‌ 
कवर्धा के पद से दिया गया त्यागपत्र दिनांक 11-12-2023 स्वीकार करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अय्याज एफ तम्बोली, विशेष सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 20 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 8435/7199/2023/18.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की अधिसूचना क्रमांक 
8435/7199/2023/18 दिनांक 20-12-2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
अय्याज एफ तम्बोली, विशेष सचिव. 


Nava Raipur, Atal Nagar the 20th December 2023 


No. 8435/7199/2023/18.—In exercise of the powers conferred under section 41 (b) of Chhattisgarh Munici- 
pality Act 1961 (No. 37 of 1961) State Government, hereby accept the resignation dated 11-12-2023 of Shri Rishi 
Kumar Sharma, Chairman, Municipal Council Kawardha from the post of Chairman, Municipal Council Kawardha. 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh, 
AYYAJ F TAMBOLL Special Secretary. 


महिला एवं बाल विकास विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 7 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 11-01/2023/मबावि/50 (पार्ट-01 ).--छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 
25-10-2017, अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 03-01-2018, अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 
27-03-2018 एवं अधिसूचना क्र. एफ 11-13/2017/मबावि/50 दिनांक 21-08-2018 के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं 
संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के प्रावधानों के तहत बाल देखरेख संस्थाओं को 05 वर्ष हेतु पंजीकृत किया गया था. 


राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त उल्लेखित संस्थाओं में से निम्नलिखित संस्थाओं को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) 
अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 की धारा 41 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियम 2016 यथा संशोधित 2022 का 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024 3 


नियम 21 के प्रावधानों/बाल देखरेख संस्थाओं से संबंधित मेनुअल/शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के पालन की शर्त पर 05 वर्ष के लिए 
पंजीयन का नवीनीकरण करता है :-- 


क्र. शासकीय संस्था/स्वैच्छिक बाल गृह का जिला बाल देखरेख वित्त विभाग से पंजीयन क्रमांक 
संगठन का नाम/पता पता संस्था की प्राप्त स्वीकृति 
प्रकृति अनुसार क्षमता 
बालक बालिका 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 . वसुन्धरा जन कल्याण खुला आश्रयगृह सरगुजा खुला 25 03/SRG/16-17 
समिति, गणेश दादा गली, (बालक), गणेश आश्रयगृह 
Heel रोड़, केदारपुर, दादा गली, Feet (बालक) 
अम्बिकापुर, जिला रोड, केदारपुर, 
सरगुजा (छ.ग.) अम्बिकापुर, जिला 


सरगुजा (छ.ग.) 


2 बिलासपुर सेवा भाती विशेषीकृत दत्तक राजनांदगांव विशेषीकृत 10 05/RJND/17-18 
मातृछाया, पता-मातृछाया ग्रहण एजेन्सी, दत्तक ग्रहण 
माँ तुलजा भवानी मंदिर आरा मशीन रोड, एजेन्सी 
के पास, होमगार्ड केम्प कैलाश नगर, 
के सामने, कुदुदण्ड, वार्ड नं. 27/29 


बिलासपुर (छ.ग.) पटेल कॉलोनी, 
राजनांदगांव (छ.ग.) 


3 बस्तर सेवक मण्डल,  बालगृह (बालक) सुकमा बालगृह 50 — 01/SUKMA/17-18 
कैथोलिक ad, fara  हिन्दगढ़, मिशन (बालक) 
हाऊस, लालबाग, कॉलोनी, सामुदायिक 
जगदलपुर, भवन के पास, 
बस्तर (छ.ग.) रानीबहाल रोड, 


जिला सुकमा, (छ.ग.) 


4 रायपुर सेवा भारती विशेषीकृत दत्तक रायपुर विशेषीकृत 20 12/RPR/16-17 
मातृछाया, ग्रहण एजेन्सी, दत्तक ग्रहण 
पता-प्रधान कार्यालय, स्व. विमला देवी एजेन्सी 
जाग्रति मंडल, लुनिया स्मृति 
गोविन्द नगर, रायपुर निलयम्‌, स्वामी 
(छ.ग.) विवेकानंद स्टेडियम 
के पीछे, कोटा, 
रायपुर (छ.ग.) 
5. प्रतिज्ञा विकास संस्थान, खुला आश्रयगृह दुर्ग खुला 25 — 14/RPR/17-18 
म.नं. 231, पंचशील (बालिका), आश्रयगृह 
एकेडमी के पीछे, तेलीबांधा, जल (बालिका) 
मुक्तनगर, पद्यमनाभपुर. विहार कॉलोनी, 
दुर्ग, (छ.ग.) मकान नं.-17 


रायपुर (छ.ग.) 


4 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024 [ भाग 1 


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
6  रामकृष्ण मिशन आश्रम, बालगृह (बालक), नारायणपुर बालगृह 50 — 01-01/NRYNP/ 
हेड क्वाटर, पी.ओ. रामकृष्ण मिशन (बालक) 16-17 
बेलूर मठ, जिला हावड़ा आश्रम, नारायणपुर, 
पश्चिम बंगाल, बालगृह केन्द्र, जिला 
711202 नारायणपुर (छ.ग.) 
7 रामकृष्ण मिशन आश्रम, बालगृह (बालक), नारायणपुर बालगृह — 50 02/NRYNP/16-17 
हेड क्वाटर, पी.ओ. रामकृष्ण मिशन (बालिका) 
बेलूर मठ, जिला हावड़ा आश्रम, नारायणपुर, 
पश्चिम बंगाल, बालगृह केन्द्र जिला 
711202 नारायणपुर (छ.ग.) 


1. यह पंजीयन, आदेश जारी होने की तिथि से पांच वर्षों के लिए वैध होगा. 


22! संस्था का निरीक्षण राज्य/जिला स्तर पर नामांकित अधिकारियों/प्रतिनिधियों/समितियों द्वारा किया जायेगा. संस्था निरीक्षण में सहयोग 
करेगी तथा निरीक्षण/परीक्षण/अवलोकन के लिए सभी दस्तावेज उपलब्ध करायेगी. संस्था के अंतिम लेखे व सुसंगत व्यय की जानकारी 
सभी निरीक्षणकर्ताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध कराना होगा भले ही संस्था शासकीय अनुदान प्राप्त न करती हो. 


3. संस्था द्वारा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 यथा संशोधित 2021 तथा नियम 2016 यथा संशोधित 
2022 के प्रावधानों के अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, देखरेख एवं संरक्षण के लिए विद्यमान सभी कानूनों/वैधानिक प्रावधानों का पालन 
अनिवार्य होगा. 

4. संस्था के संचालन/बच्चों की देखरेख व संरक्षण/अन्य प्रशासकीय कार्यवाहियों के लिए केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा 


समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
भुवनेश यादव, सचिव. 


राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोण्डागांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


कोण्डागांव, दिनांक 14 सितम्बर 2023 


प्रारूप-एक 
(नियम 11 देखिये ) 


क्रमांक/2724/अ-82/भू-अर्जन/2022-23/2023.-- भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत अधिनियम 2013 की धारा 4 के अधीन गठित सामाजिक समाघात निर्धारण 
दल के द्वारा छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (सामाजिक समाघात निर्धारण, 
सहमति तथा जन सुनवाई ) 2016 नियम 13, 16 से 20 तक एवं 23 की कार्यवाही किये जाने हेतु नियम-11 के तहत्‌ अधिसूचना प्रकाशित की जाती 
है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024 5 
नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात्‌ :-- 
जिला तहसील नगर/ग्राम क्षेत्रफल लोक प्रयोजन का विवरण 
कुल खसरा कुल रकबा 
(1) (2) (3) (4) (5) 
कोण्डागांव धनोरा कोरकोटी 01 0.093 हे. कोरकोटी जलाशय के नहर निर्माण (सिंचाई) 


हेतु. 


सकेगी. 


उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 20-9-23 को समय 11.00 
बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन कोरकोटी पर नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-- 


एक 


दो 


तीन 


पांच 


a 


ग्यारह 


लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण 
प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या 
अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या-- 


प्रभावित क्षेत्र के निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों 
की अनुमानित संख्या. 


प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य 
परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या. 


क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ? 


क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार 
कर लिया गया है ? 


परियोजना का कुल लागत 

परियोजना से होने वाला लाभ 

प्रस्तावित समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा 
उस पर होने वाला संभावित व्यय. 


परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक 


कोरकोटी जलाशय के नहर निर्माण (सिंचाई) हेतु 
एक परिवार 
निरंक 


निरंक 


निरंक 


हां 0.093 हेक्टेयर 


हा 


10.00 लाख 


नहर निर्माण से कृषकों को सिंचाई सुविधा का लाभ 
प्राप्त होगा. 


5.00 लाख 


निरंक 


उपरोक्त भू-अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो वह fated तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 


दीपक सोनी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


6 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024 


[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-मोहला मानपुर अं.चौकी 
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


मोहला मानपुर अं. चौकी, दिनांक 7 दिसम्बर 2023 


क्रमांक/7096/भू-अर्जन/2023.-- चूंकि राज्य शासन को इस 
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन 
के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-मोहला-मानपुर-अं.चौकी 
(ख) तहसील-अं.चौकी 
(ग) नगए/ग्राम-दोड़के 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.466 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
131/2 0.180 
134/1 0.053 
131/1 0.180 
13/4 0.053 
योग 04 0.466 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कार्यपालन 
अभियंता, लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग, दुर्ग अंतर्गत 
दोड़के-विचारपुर मार्ग में शिवनाथ नदी पर उच्च स्तरीय पुल मय 
पहुंच मार्ग निर्माण कार्य हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय 
अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
एस. जयवर्धन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 541/दो-2-4/2009.-- श्री अशोक कुमार साहू, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलरामपुर स्थान रामानुजगंज को उनके आवेदन पत्र 
दिनांक 06-11-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष 
अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 542/e1-3-4/2014.— Al CAT सराफ, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 04-11-2023 के 
आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 
दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 


दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


भाग 1 ] छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024 7 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 543/दो-3-14/2003.--श्री राकेश बिहारी घोरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बलौदाबाजार को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
08-11-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 544/दो-3-20/2011.--श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-11-2023 
के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 
30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./ 
06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 545/दो-2-25/2016.-- श्री अरविन्द कुमार सिन्हा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-10-2023 
के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 
30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./ 
06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 546/दो-3-35/2011.--श्री अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 03-11-2023 
के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 
30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./ 
06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 547/दो-2-4/2018.--श्री श्याम लाल नवरत्न, प्रधान न्यायाधीश, PST न्यायालय, बिलासपुर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
07-11-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 548/दो-3-28/2009.--श्री संतोष कुमार आदित्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, Pera न्यायालय, रायपुर को उनके 
आवेदन पत्र दिनांक 04-11-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश 
खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के 
आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


8 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2024 [ भाग 1 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 549/दो-2-10/2018.-श्री AMS सिंह, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, PSA न्यायालय, रायपुर को उनके आवेदन पत्र 
दिनांक 08-11-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष 
अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 550/दो-2-18/2022.--श्री श्रीनारायण सिंह, न्यायाधीश, PSH न्यायालय, उत्तर बस्तर कांकेर को उनके आवेदन पत्र दिनांक 
03-11-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित 
अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 
13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


बिलासपुर, दिनांक 6 दिसम्बर 2023 


क्रमांक 551/दो-2-39/2015.--श्री निरंजन लाल चौहान, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, Hera न्यायालय, बिलासपुर को उनके 
आवेदन पत्र दिनांक 07-11-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2021 से 31-10-2023 हेतु उनके अवकाश 
खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्यविभाग, रायपुर के 
आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है. 


आदेशानुसार, 


आर. पी. देवांगन, 
बजट अधिकारी. 


